SHOK 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 586 राँची, सोमवार, 


22 जुलाई , 2019 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
31 मार्च, 2019 


, 


संख्या -1/ पी०-102/ 2015 खंड का०-2695-- विकास आयुक्त , झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी , भा ०प्र ० से ० ( झाः 1986) ( अतिरिक्त प्रभार - मुख्य 
स्थानिक आयुक्त , झारखण्ड भवन , नई दिल्ली, अध्यक्ष- सह- प्रबंध निदेशक , झारखण्ड 
ऊर्जा विकास निगम लि ०, राँची तथा अध्यक्ष, तेनुघाट विधुत निगम लि o , राँची ) को 
स्थानान्नतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य सचिव , झारखण्ड के पद पर नियुक्त 
एवं पदास्थापित किया जाता है । 


- 


संख्या-1 / पी०-102/2015 खंड का०-2696-- अपर मुख्य सचिव, योजना- सह-वित्त 
विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री सुखदेव सिंह भा ० प्र ० से ० ( झाः 1987 ) 
( अतिरिक्त प्रभार -प्रबंध निदेशक, GRDA) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
विकास आयुक्त , झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदास्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 22 जुलाई, 2019 
संख्या -1 / पी०-102/ 2015 खंड का0-2697- अपर मुख्य सचिव , कार्मिक , 
प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री के ० के ० 
खण्डेलवाल, भा ०प्र ० से ० ( झाः 1988 ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर मुख्य 
सचिव , योजना - सह-वित्त विभाग, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


, 


, 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 586 -- 


50 


